रजिस्ट्री सं डीएल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D.L.-33004/ 97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ।। - खण्ड ३ – उप - खंड ( i ) 
PART II —-Section 3 - Sub-section (i ) 


1017 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 341 ] 
No. 3411 


नई दिल्ली, शनिवार, 30 अगस्त , 1997 / भाद्र 8, 1919 
NEW DELHI, SATURDAY, 30 AUGUST , 1997/BHADRA 8, 1919 


-- - - - - - - -- - : - -- : -- - - - - - - - - - 


.. . : - - -- - --- - - - - 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997 

सं. 56 / 97 - के . उ. शु . 
सा . का . नि . 498( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक अधिसूचना उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में दी गई संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके मे संशोधित की जाएगी । 

सारणी 
क्रम सं. अधिसूचना सं. और तारीख 


- - - 


- 


- - 


- 


...... . ..... .. 


संशोधन 


3 
1. सं . 47/97 - के . उ. शु. दिनांक पहली अगस्त , 1977 उक्स अधिसूचना में : 

(1 ) स्पष्टीकरण ( क ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" ( क ) पहली सितम्बर, 1997 से पूर्व विनिर्मित अथवा उत्पादित कोई माल जिसकी 

उस तारीख को अथवा उसके बाद निकासी की गई है ; "; और 
(ii ) स्पष्टीकरण ( ङ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" ( ङ ) एक सामासिक स्टील इस्पात प्लांट जो पिंडों अथवा छड़ों अथवा रोल्ड उत्पादों 

का निर्माण अथवा उत्पाद लौह अयस्क के स्तर से लेकर उसी परिसर में 

करता है ; " | 
2. सं . 48/ 97 - के . उ. शु., दिनांक पहली अगस्त, 1997 उक्त अधिसूचना में : 

( i ) स्पष्टीकरण ( क ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात: 
" ( क ) पहली सितम्बर , 1997 से पूर्वविनिर्मित अथवा उत्पादित कोई माल जिसकी उम्म 

तारीख को अथवा उसके बाद निकासी की जाती है ; " ; 


2160 GI/97 - IA 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II _ SEC . 3 (i)] 


_ 3 
( ii ) स्पष्टीकरण ( ख ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 
" ( ख ) एक सामासिक फ्नांट जिसमें माध्यमिक परिष्करण सुविधा और कास्टिंग सुविधा 

सहित प्रेरण भट्टी और रि रोलिग मिल, एक ही परिसर में है; "; 
( iii ) स्पष्टीकरण ( घ ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 
“ ( घ ) एक एकीकृत इस्पात प्लांट, जहां एक ही परिसर में लौह अयस्क से लेकर पिंड या 

बिलेट और रोल्ड उत्पाद का विनिर्माण या उत्पादन होता है; "; और 
( iv ) स्पष्टीकरण ( घ) के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 
" ( ङ ) 411 मि . मी . और उससे अधिक आकार के पिनियन स्टैंड में विनियनों के रोलिंग 

मिलों का आकलत डायामीटर । " । 


[ फा . सं. 341/61/ 97 - टी . आर. यू. ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
टिप्पणी : मूल अधिसूचनाएं दिनांक पहली अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं . 47/97 - के . उ. शु. और 48/ 97 - के. उ. शु. द्वारा [ क्रमश: सा. का . नि . 

सं. 438( अ ) और 439 ( अ ) दि . पहली अगस्त, 1997 ] प्रकाशित की गई थी । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department ofRevenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th August, 1997 
No. 56 /97- CENTRAL EXCISE 


G. S. R. 498( E). - Inexercise of the powers conferred by sub-section ( 3 ) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944 ), the CentralGovernment hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue ) specified in column ( 2 ) of the Table hereto annexed, shall be aimended , in the manner 
specified in the corresponding entry in column ( 3) of the said Table . 


S . No. 
( 1) 


No. AL _ ( 2) 


TABLE 
Notification No . and Date 

Amendment 
( 2 ) 

( 3 ) 
No. 47 /97 -Central Excise . dated the 1st August. In the said notification :, 
1997 . 

(i) for Explanution (a),the following shall be substituted ,namely : - 
" (a ) any goods manufactured or produced prior to the 1st 

day of September, 1997 and cleared on or after that 

date; ; and 
(ii ) for Explanation ( e ), the following shall be substituted , 

namely : - 
"( e ) an integrated steel plant which manufactures or pro 

duces ingots or billets or rolled products, starting from 

the stage of iron ore , within the same premises. " . 
No. 48 /97 -Central Excise, dated the 1st August, In the said notification , - 
1997. 

(i) for Explanation (a), the following shall be substituted, namely : 
" (a ) any goods inanufactured or produced prior to the 1st 

day of September, 1997 and cleared on or after that 

date ; ; 
( ii ) for Explanation (b), the following shall be substituted, namely : 
" (b ) a composite plant consisting of induction furnace with 

secondary refining facility and possessing continuous 
casting facility , within the same premises; " ; 


. 


216017 - 18 


[ भाग || - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( iii) for Explanation (d ), the following shallbe substituted , namely : 
" (d ) an integrated steel plantwhich manufactures or produ 

ces ingots or billets or rolled products , starting from 
the stage of iron ore, within the same premises; ; 

and 
( iv ) after Explanation (d ), the following shall be added , namly : 
"(e) re-rolling mills of nominal centre distance of the pin 

ions in the pinion stand of size 411 millimetres and 
above. " .. 


[ F. No. 341 /61/ 97 -TRU] 

__ NAVNEET GOEL , Under Secy. 
Note : The principalnotifications were published vide notification Nos.47 /97 -Central Excise and 48 / 97 -Central Excise, 

both dated the 1st August, 1997 [G . S .R . Nos, 438 ( E ) and 439( E ), dated the 1st August , 1997 respectively ). 


नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997 

सं . 57 / 97 - के . उ. शु . 
सा . का . नि . 499( अ ), - केद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की दिनांक पहली अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं. 50/ 97 - के . उ. शु. में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

( क ) परन्तुक में " पहली अगस्त, 1997 " शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर " पहली सितम्बर , 1997 शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ; 
( ख ) इसके साथ सारणी में , क्रम सं. ३ के सामने, कालम ( 3 ) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" हॉट - रि - रोलिंग मिल जिसमें आकलित डायामीटर 160 मिलीमीटर से अधिक नहीं है में विनिर्मित अथवा उत्पादित अमिश्रित इस्पात 

के हॉट - रि - रोल्ड उत्पाद "; 
( ग ) इसके स्पष्टीकरण के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" स्पष्टीकरण - आकलित डायामीटर उस पिनियम स्टैन्ड को पिनियन डायामीटर है जो फिनिशिंग मिल के अंतिम रोलिंगमिल ड्राइव को 

जोडती है जिसमें कोई पिंच रॉल शामिल नहीं है । ऐसा पिंच रोल फिनिशिंग स्टैन्ड नहीं है । " 
2. यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1997 से प्रवृप्त होगी । 

[ फ सं. 341/61/97 - टो . आर. यू. । 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
टिप्पणी : - मूल अधिसूचना, दिनांक पहली अगस्त, 1997 [ सा . का .नि . सं. 441 ( अ ) दिनांक पहली अगस्त, 1997 ] की अधिसूचना सं. 50/ 97 

के . उ. शु . के तहत प्रकाशित की गई थी । 


New Delhi, the 30th August, 1997 

No. 57/97 - CENTRAL EXCISE 
G. S. R. 499 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub -section ( I ) of section 5A of the Central Excise Act , 1944 
( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 
50 /97- Central Excise , dated the 1st August, 1997, namely: 

In the said notification , -- 
(a ) in the proviso for the words, letters and figures “ Ist day of August, 1997", the words, letters and figures " Ist day 

of Septermber, 1997 " shall be substituted .; 
( b ) in the Table, against Sr. No. 3, for the entry in column ( 3), the following shall be substituted, namely :- - 

" Hot re -rolled products of non -alloy steel manufactured or produced in a hot re-rolling mill in which the nominal 

centre distance does not exceed 160 millimetres" ; 
( c ) for the Explanation, the following shall be substituted, namely :--- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


" Explanation . — Nominal centre distance is the pinion centre distance of the pinion stand connecting the last 

rolling mill drive of the finishing mill excluding any pinch roll. Such a pinch roll is not a 

finishing stand. " . 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of September , 1997 . 

__ [ F. No . 341/61/97-TRU ] 

NAVNEET GOEL , Under Secy . 
Note :- - The principal notification was published vide notification No. 50 / 97 - Central Excise , dated the 1st August, 1997 
[G .S .R . No. 441 (E ), dated the 1st August, 1997). 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997 

सं . 58 / 97 - के . उ. शु . 
सा . का .नि . 500 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 57क के उपनियम ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
पयोग करते हुए, एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित निविष्टियों और 
अंतिम उत्पादों की घोषणा करती है : 
क्रम सं . निविष्टियां 

अंतिम उत्पाद 


3 
उक्त अनुसूची के उप - शीर्ष सं . 7211.11, 7211. 19, 7211. 30, 7211.52 , 

उक्त अनुसूची के अंतर्गत आने वाला सभी 
7211.59 , 7211. 60, 7211. 92 , 7211.99, 7213. 90, 7214. 90 

माल 
7215.90, 7216 .10 और 7216. 90 के अंतर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात के 
होट - रि - रोल्ड उत्पाद और जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 

( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अदा कर दिया गया है । 

2. केद्रीय सरकार यह भी घोषणा करती है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) ( जिनका इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
के रूप में उल्लेखकिया गया है ) के अंतर्गत यहां घोषित निविष्टियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदा कर लिया गया माना जाएगा ( जिसका इसके पश्चात् मान्य 
शुल्क के रूप में उल्लेखकिया गया है ) और यह विनिर्माता द्वारा उक्त निविष्टियों के साथ संलग्न बीजक (जिसका इसमें इसके पश्चात् बीजक मूल्य के रूप 
में उल्लेख किया गया है ) में यथाघोषित मूल्य के 12 % की दर पर संगणित राशि के बराबर होगी, और इस प्रकार निर्धारित मान्य शुल्क के क्रेडिट की अंतिम 
उत्पादों के विनिर्माता को अनुमति दी जाएगी । 

3. उक्त निविष्टियों के सम्बन्ध में अनुमत मान्य शुल्क के क्रेडिट का उपयोग उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उक्त अंतिम 
उत्पादों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की अदायगी के लिए ही किया जाएगा । 

परंतु यह कि बांड के अंतर्गतनिर्यात के लिएनिकासी की गई निविष्टियों के संबंध में मान्य शुल्क के क्रेडिट का उपयोग घरेलू खपत अथवानिर्यात 
के लिए शुल्क की अदायगी करने पर निकासी किए गए किन्हीं अंतिम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की अदायगी के लिए किया जाएगा और जहां किसी कारणवश 
एमा समायोजन करना संभव न हो तो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथा विनिर्दिष्ट रक्षोपायों, शतों और परिसीमाओं के अध्यधीन विनिर्माता को 
वापसी की जाएगी । 

परंतु यह कि मान्य शुल्क के क्रेडिट की ऐसी वापसी की उस स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी यदि विनिर्माता सीमा शुल्क ओर केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क ( प्रतिअदायगी ) नियमावली, 1971 के अंतर्गत अनुमत प्रतिअदायगी का लाभ प्राप्त करता है अथवा ऐसे शुल्क के संबंध में नियम 12 के अंतर्गत शुल्क 
रिबट का दावा करता है । 

4. इस अधिसूचना के उपबंध केवल उनहीं निविष्टियों पर लागू होंगे जिन्हें अंतिम उत्पादों के विनिर्माता द्वारा बीजक के कवर के अंतर्गत उक्त 
निविष्टियों के विनिर्माता के कारखाने से यह घोषणा करते हुए सीधे ही प्राप्त किया गया हो कि उक्त अधिनियम की धारा 3क के उपबंधों के अंतर्गत ऐसी 
निविष्टियों पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क अदा कर दिया गया है । 

____ 5. इस अधिसूचना के उपबंध उन निविष्टियों पर लागू नहीं होंगे जहां उक्त निविष्टियों के विनिर्माता ने अपने कारखाने से उनकी निकासी के समय 
जारीकिये गए दस्तावेजों में उक्त निविष्टियों का बीजक मूल्य ठीक घोषित न किया हो । 

6. यह अधिसूचना पहलीसितम्बर, 1997 को और उसी दिन से लागू होगी । 
स्पष्टीकरण : --- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, " बीजक मूल्य " का आशय निविष्टियों के विनिर्माता द्वारा लिए गए मूल्य से है और जिसे उक्त 

निविष्टियों के साथ संलग्न बीजक में दर्शाया गया होता है , जिसके लिए अंतिम उत्पाद के विनिर्माता द्वारा उक्त निविष्टियों के विनिर्माता 
को उसके अपने बैंक एकाउंट पर लिखे गए चैक के आधार पर सीधे अदायगी की जाती है । 

[ फा. सं . 341/ 61/ 97 - टी . आर. यू. ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 


LA 


[ 4T 11 - 05 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th August, 1997 

No. 58 /97 -CENTRAL EXCISE 
G . S . R . 500 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -rule (6 ) of rule 57A of the Central Excise Rules , 
1944, the Central Government, hereby declares the following inputs and the final products falling within the Schedule to 
the Central Excise Tariff Act , 1985 ( 5 of 1986 ), namely : 
Sl. No. Inputs 

Final products 


All goods falling within the said 
Schedule, 


Hlot re -rolled products of non - alloy steel falling under sub - heading 
Nos.7211. 11, 7211. 19 , 7211.30 , 7211.52 , 7211.59, 7211.60 , 7211.92 , 
7211.99, 7213.90, 7214.90, 7215. 90 , 7216 .10 and 7216 .90 of the said 
Schedule and on which duty of excise has been paid under section 3A 
the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) 


2 . The Central Government further declares that the duty of excise under the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) 
(hereinafter referred to as said Act, ) shall be deemed to have been paid (hereinafter referred to as deemed duty ), on the inputs 
declared herein and the same shall be equivalent to the amount calculated at the rate of twelve per cent of the price, as 
declared by the manufacturer, in the invoice accompanying the said inputs (hereinafter referred to as invoice price ), and credit 
of the deemed duty to determined shall be allowed to the manufacturer of the final products. 

3 . The credit of deemed duty allowed in respect of the said inputs shall be utilised only towards payment of duty of 
cxcise leviable under the said Central Excise Act on the said final products : 

Provided that the credit of deemed duty in respect of inputs cleared for export under bond shall be allowed to be 
utilised towards payment of duty of excise on any final products cleared for home consumption or for export on payment of 
duty and , where for any reason , such adjustment is not possible, by refund to the manufacturer subject to such safeguards, 
conditions and limitations as may be specified by the Central Government in the Official Gazette . 

Provided further that no such refund of credit of deemed duty shall be allowed if the manufacturer avails of drawback 
allowed under the Customs and Central Excise Duties (Drawback Rules , 1971, or claims rebate of duty under rule 12 , in respect 
of such duty . 

4 . The provisions of this notification shall apply to only those inputs which have been received directly by themanu 
facturer of the final products from the factory of the manufacturer of the said inputs under the cover of an invoice declaring 
that the appropriate duty of excise has been paid on such inputs under the provisions of section 31 of the said Act . 

5 . The provisions of this notification shall not apply to inputs where the manufacturer of the said inputs has not 
declared the invoice price of the said inputs correctly in the documents issued at the time of their clearance from his factory. 

6 . This notification shall comeinto effect on and from the 1st day ofSeptember , 1997. 
Explanation :- For the purpose of this notification , invoice price" means the price charged by the manufacturer of inputs 

and indicated in the invoice accompanying the said inputs , the payment for which is made directly by the 
manufacturer of the final products to the manufacturer of the said inputs by cheque drawn on his own bank 


account. 


[F . No . 341/61/ 97 - TRU ] 
NAVNEET GOEL , Under Secy. 


वित्त मंत्रालय 


( IMRE OUT ) 

अधिसूचना 
fat , 30 IKT, 1997 

H . 59 / 97 - chieste e Piret 
HI. 27. f . 501( 31 ). - 2579 H , 341 [ refifef144 1944 ( 1944 1 ) ETT 577 3781127 ( 1 ) ERT YGTI 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , यह निर्देश देती हे कि इस सारणी के उपाबंध के स्तम्भ ( 2 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (1)] 


VILN 


( vi ) 


में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचनाएं उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति , 
यथास्थिति , संशोधित या और संशोधित की जायेगी । 

सारणी 
क्रम सं. अधिसूचना सं. और तारीख 

संशोधन 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. 214/ 86 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ , तारीख 25 मार्च, 1986 उक्त अधिसूचना की सारणी में , क्रम सं. 1 के सामने, 

( क ) कॉलम ( 2 ) , में मदv और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित 

मद और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् : 
" ( v ) उक्त अधिनियम की अनुसूची में उपशीर्ष सं. 7206.90 आ 

7207. 90 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय किए जाने वाले अमिश्रित 
इस्पात के पिंड और बिलेट, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत 
उत्पाद शुल्क अदाकिया गया है : 
( क ) उक्त अधिनियम की अनुसूची में उपशीर्ष सं. 7211. 11 , 
7211.19, 7211. 30, 7211.52 , 7211. 59 , 7211. 60, 7211. 92 , 
7211. 99 , 7213,90 , 7214. 90 , 7215. 90, 7216. 10 और 
7216. 90 के अंतर्गत वर्गीकरणीय अमिश्रित इस्पाप्त के होट री - रोल्ड 
उत्पाद , जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 

का 1 ) की धारा उक के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अदा किया गया है । 
( ख ) स्तंभ ( 3 ) में मद सं. (iv ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 

निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् : - 
" ( v ) उक्त अधिनियम की अनुसुची में उपशीर्ष सं. 7206 .90,7207,90 

के अंतर्गत वर्ग करणीय किए जाने वाले अमित्रित इस्पात के पिंड 

और बिलेट, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 
( 1944 का 1 ) की धारा 3 क के अंतर्गत उम्पाद शुल्क अदा किया 

गया है : 
“ ( vi ) उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 7211.11, 7211.19, 

7211. 30, 7211.52, 7211.59 , 7211,60, 7211. 92, 7211. 99 , 
7213. 90, 7214.90, 7215.90, 7216. 10 और 7216.90 के 
अंतर्गत वर्गीकरणीय अमिश्रित इस्पात के होट री - रोल्ड उत्पाद, 
जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 का 1 ) 

की धारा उक के अंतर्गत उतपाद शुल्क अदा किया गया है । 
2 . 67/ 95 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च 1995 उक्त अधिसूचना की सारणी, में क्रम सं. 1 के सामने : 

( क ) कॉलम ( 2) में मद iv और उससे सबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित 

मद और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् : -- 
" ( v ) उक्त अधिनियम की अनुसूची में उपशीर्ष सं. 7206 .90 अथवा 

7207. 90 के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने वाले अमिश्रित इस्पात 
के पिड और बिलेट , जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत उत्पाद शुल्क 

अदाकिया गया है : 
( vi ) ( क) उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपशीर्ष सं . 7211.11, 7211 .19 , 

7211.30, 7211 .52, 7211.59, 7211.60, 7211.92 , 7211.99, 
7213. 90 , 7214.90, 7215.90 , 7216.10 और 7216.90 के 
अंतर्गत वर्गीकरणीय अमिश्रित इस्पात के होट री - रोल्ड उत्पाद, 
जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 का 1 ) 


[ भाग II - खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 

की धारा 3क के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अदा किया गया है । 
( ख ) स्तम्भ ( 3 ) में मद से . ( iv ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 

निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् : 
" ( v ) उक्त अधिनियम की अनुसूची में उपशीर्ष सं. 7206.90 अथवा 

7207.90 के अंतर्गत वर्गीकरणीय किए जाने वाले अमिश्रित इस्पात 
के पिंड और बिलेट, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अदा 

किया गया है : 
( vi ) उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 7211. 11, 7211. 19 , 

7211. 30 , 7211.52, 7211.59 , 7211.60 , 7211. 92, 7211. 99 , 
7213.90, 7214. 90, 7215. 90 , 7216. 10 और 7216. 90 के 
अंतर्गत वर्गीकरणीय अमिश्रित इस्पात के होट री -रोल्ड उत्पाद 
जिन पर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 का 
1 ) की धारा 3क के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अदा किया गया है । " 

[ फा. सं. 341/ 61/ 97 - टी . आर. यू. ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 


टिप्पणी : ( 1 ) मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण सं. 214/ 86 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1986 ( सा , का . नि . 547 ( अ ), तारीख 

25 मार्च, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई है और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 
सा . का . नि . 318 ( अ ), तारीख 23 जुलाई , 1996 द्वारा संशोधन किया गया है । 
मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. 67/95 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 16 मार्च, 1995 ( सा . का . नि . 
259 ( अ ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई है और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं . 11 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 1 मार्च, 1997 सा. का . नि . 117 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 1997 द्वारा संशोधन किया गया है । 


( 2 ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th August, 1997 

No. 59/ 97 - CENTRAL EXCISE 
G. S. R. 501 ( E ). --In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 19.44 
( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that ir is necessary in public interest so to do , hereby directs that each of 
the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department ofRevenue), specified in column ( 2 ) of 
the Table hereto annexed , shall be amended or further amended as the case may be, in themanner specified in the correspond 
ing entry in column ( 3 ) of the said Table. 

TABLE 


SI. No . Notification No . and Date 

( 2 ) 
1 . 214/ 86 Central Excise, dated the 25th March, 

1986. 


Amendment 

( 3 ) 
In the said notification , in the Table, against S . No. 1, 
( a ) 

in column (2 ), after item (iv ) and the entries relating 
thereto , the following items and entries shall be added , 

namely : 
"( v ) 

ingots and billets on non - alloy steel classifiable un 
der sub - heading Nos. 7206. 90 and 7207 . 90 of the 
Schedule to the said Act, on which the duty of Excise 
has been paid under section 3A of the Central Ex 

cise Act, 1944 ( 1 of 1944 ): 
( vi) 

hot re -rolled products of non -alloy steel classifiable 
under sub- heading Nos . 7211. 11 , 7211.19, 7211. 30 , 
7211 . 52 , 7211. 59, 7211 . 60 , 7211 . 92 , 7211. 99 , 
7213. 90 , 7214. 90, 7215 . 90 , 7216. 10 and 7216. 90 of 


IC 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (1) ] 


(12 


_ (2 ) 


the Schedule to the said Act, on which the duty of ex 
cise has been paid under section 3A of the Central 

Excise Act, 1944 (1 of 1944 )." . 
(b ) in column (3 ), after item ( iv ) and the entries relating thereto , 

the following items and entries shall be added , namely : 
" ( v ) ingots and billets of non -alloy steel classifiable under 

sub -heading Nos. 7206 .90 and 7207.90 of the Sche 
dule to the said Act, on which the duty of oxcise has 
been paid under section 3A of the Central Excisc Act , 

(1 of 1944 ); 
(vi) hot re -rolled products of non -alloy stool classifiablo 

under sub -heading Nos . 7211. 11 , 7211. 19 , 7211. 30 , 
7211.52 , 7211. 59 , 7211.60 , 7211.92, 7211.99, 
7213. 90 , 7214 . 90 , 7215 . 90 , 7216 . 10 and 7216 . 90 of 
the Schedule to the said Act, on which the duty of 
excise has been paid under section 3A of the Central 

Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 )." . 
In the said notification , in the Table agains) S .No. I . 
(a ) in column ( 2 ), after item (iv ) and the entries relating thereto, 
the following items and entries shall be added , namely : 

ingots and billets of non -alloy steel classifiable under 
sub -heading Nos. 7206 . 90 and 7207 .90 of the Sche 
dule to the said Act, on which the duty of excise has 
bcon paid under section 3A of the Central Excise Act, 

1944 ( 1 of 1944); 
(vi) hot re-rolled products of non -alloy steel classifiable 

under sub- hcading Nos . 7211. 11 , 7211 . 19 , 7211. 30 , 
7211 . 52 , 7211. 59 , 7211.60 , 7211. 92 , 7211. 99 , 
7213 . 90 , 7214 . 90 , 7215 .90, 7216 . 10 and 7216 .90 of 
the Schedule to the said Act, on which the duty of 
excise has been paid under section 3A of the Central 

Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ).” . 
(b ) in column (3 ), after item ( iv ) and the entries relating thereto , 

the following items and entries shall be added , namely : 


2 . 


67/95 -Central Excise, dated the 16th March , 1995 . 


(vi) 


" ( V ) ingots and billets of non -alloy steel classifiable under 

sub -heading Nos . 7206 .90 and 7207. 90 of the Sche 
dule to the said Act, on which the duty of excise has 
been paid under section 3A of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944 ); 
hot re -rolled products of non -alloy steel classifiable 
under sub -heading Nos. 7211 . 11 , 7211.19 , 7211. 30 , 
7211 , $ 2 , 7211. 59 , 7211.60 , 7211.92, 7211. 99 , 7213 .90 , 
7214 . 90 , 7215 . 90 , 7216 . 10 and 7216 .90 of the Sche 
dule to the said Act, on which the duty of excise has 
been paid under section 3A of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944 )." . 

[F , No . 341/61/97- TRU ] 

NAVNEET GOEL , Under Secy . 
Note: - 1) The notification No. 214 /86 - Central Excises, dated the 25th March , 1986 was published in the Gazette of India, 
Extraordinary vide G . S .R . No. 547 ( E ), dated the 25th March , 1986 and was last amended by notification No. 20 / 96 -Central 
Excise, dated 23rd July , 1996 [G . S. R . No. 318 (E ), dated the 23rd July , 1996 ); 


[ भाग II - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) The notification No. 67/95- Central Excise , dated the 16th March , 1995 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary vide G. S. R. No. 259 ( E ), dated the 16th March, 1995 and was last amended by notification No. 11/ 97 - Central 
Excise , dated the 1st March , 1997 (G . S .R . No. 117 (E ), dated the 1st March , 1997 ]. 


( 2 ) 


1. 


अभिसूचना 
नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997 

सं. 43 / 197 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै. टे. ) 
सा. का .नि . 502 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा ३क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि उसके साथ संलग्न तालिका क कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय 
( राजस्व विभाग ) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त तालिका के कालम ( 3 ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा । 

तालिका 
क्रम अधिसूचना संख्या और तारीख 

संशोधन 
संख्या 
( 1 ) 

( 3 ) 
सं . 30/97 - के . उ. शु. ( गै.टे. ) , 

उक्त अधिसूचना में : -- 
तारीख 1 अगस्त, 1997 

( 1 ) स्पष्टीकरण ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा ; अर्थात् : -- 
" ( क ) माह सितम्बर, 1997 के प्रथम दिन से पूर्व माल में से किसीमाल 

का विनिर्माण अथवा उत्पादन किया गया हो और उक्त तारीख को 

अथवा उसके बाद उसकी निकासी की गई हो ; "; और 
( 2 ) स्पष्टीकरण ( उ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा, अर्थात् : 
" ( 3) एक एकीकृत इस्पात प्लान्ट, जहां एक ही परिसर में , लौह अयस्क 

से लेकर पिण्ड या बिलेट और रोल्ड उत्पाद का विनिर्माण या 

उत्पादन होता है ; " | 
सं. 31/ 97 - के . उ. शु . ( गै. टे. ), 

उक्त अधिसूचना में ; 
तारीख 1 अगस्त, 1997 . 

( 1 ) स्पष्टीकरण ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा, अर्थात् : 
" ( क ) माह सितम्बर, 1997 के प्रथम दिन से पूर्व माल में से किसी माल 

का विनिर्माण अथवा उत्पादन शुरू किया गया हो और उक्त 

तारीख को अथवा उसके बाद उसकी निकासी की गइ हो; " ; 
( ii ) स्पष्टीकरण ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा: - अर्थात्: -- 
" ( ख ) एक सामासिक प्लांट, जिसमें माध्यमिक परिष्करण सुविधा और 

सतत कास्टिंग सुविधा सहित प्रेरण भट्टी एक ही परिसर में है ; "; 
( 3 ) स्पष्टीकरण ( घ ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा, अर्थात् : 
“ ( घ ) एक एकीकृत इस्पात प्लांट, जहां एक ही परिसर में लौह अयस्क 

से लेकर पिण्ड या बिलेट और रोल्ड उत्पाद का विनिर्माण या 

उत्पादन होता है; "; और 
( 4 ) स्पष्टीकरण ( घ ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
" ( 3) 411 मि . मी. और उससे अधिक आकार के पिनियन स्टैण्ड में 
पिनियनों के रोलिंग मिलों का आकलित डायामीटर । 

[ फा. सं. 341/61/97 - टी . आर. यू.] 

नवनीत गोयल , अवर सचिव 
टिप्पणी : - मूल अधिसूचनाएं, अधिसूचना सं. 30/97- के. उ. शु. ( गै.टे. ) और 31/ 97 के. उ. शु. ( गै. टे. ) के तहत क्रमश: दिनांक 1 अगस्त , 1997 

( सा. का. नि . सं. 445 ( अ ) और 446 ( अ ) दिनांक 1 अगस्त, 1997 ) को प्रकाशित की गई थी । 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- -Sec. 3 (1)] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th August, 1997 
No. 43 / 97 -CENTRAL EXCISE (N . T .) 


G . S .R . 502 (E ) . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3A of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government hereby directs that cach of the notifications of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) specified in column (2 ) of the Table hereto annexed , shall be amended , in the 
manner specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table . 


TABLE 


Sl. No. Notification No. and Date 
(1 ) 

( 2 ) 
No . 30 / 97 -Central Excise , (N . T .), 
dated the 1st August, 1997 . 


2 . 


No. 31/ 97 -Contral Excise (N . T.), 
dated the 1st August , 1997 . 


Amendment 

(3 ) 
In the said notification , — 
(i) for Explanation (a ), the following shall be substituted , 

namely : 
* ( a ) any goods manufactutred or produed prior to the 

1st day of September , 1997 and cleared on or after 

that date ;" ; and 
( ii) for Explanation ( e ), the following shall be substituted , 

namely : 
" ( e ) an integrated steel plant which manufactures or pro 

duces ingots or billets orrolled products, starting from 

the stage of iron ore , within the same promises." . 
In the said notification , - 

(i) for Explanation (a ), the following shall be substituted , 

namely : 
" (a ) any goods manufactured or produced prior to the 

Ist day of September, 1997 and cleared on or after 

that date;" ; 
(ii) for Explanation (b ), the following shall be substituted , 

namely — 
" (b ) a composite plant consisting of induction furnace with 

secondary refining facility and possessing continious 

casting facility , within the same premises;" ; 
( iii) for Explanation (d ), the following shall be substituted , 

namely - 
" (d ) an integrated steel plant which manufactures or pro 

duces ingots or billets or rolled products , starting 
from the stage of iron ore, within the same premises ;" : 

and 
(iv ) after Explanation (d ), the following shall be added , 

namely : 
" (o ) re- rolling mills of nominal centre distance of the 

pinions in the pinion stand of size 411 millimeters 
and above." . 


[F . No. 341/61/97 - TRU ] 
NAVNEET GOEL, Under Secy . 


Note :- The principal notifications were published vide notification Nos. 30 /97 -Central Excise (N . T .) and 31 /97 -Central Excise 

(N . T .), both dated the 1st August, 1997 [G . S .R . Nos . 445 ( E ) ) and 446 ( E ), dated the 1st August, 1997 respectively ). 


[ भाग II - खण्ड 3 ( 6 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचमा 
नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997 

सं. 44 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै. टै. ) 
सा . का . नि . 503 ( अ ). -.- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करती है, अर्थात् : 

( 1 ) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( आठवां संशोधन ) नियम , 1997 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये पहली सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 में -- 

( i ) नियम 57क में उपनियम ( 5 ) के बाद निम्नलिखित शामिल किया जायेगा । 

" ( 6 ) उपनियम ( 1 ) में निहित किसी प्रावधान के होते हुए भी , केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निवेश घोषित करेगी 
जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा ३क के अंतर्गत उत्पाद शुल्क दिया गया है तथा जिस पर यह 
माना जाएगा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी दर या ऐसी धनराशि के समान उत्पाद शुल्क दिया गया है और उक्त निवेश के संबंध 
में , ऐसे शुल्क के क्रेडिट की अनुमति देती है तथा बशर्ते कि उक्त अधिसूचना में घोषित शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया हो , 
परन्तु विनिर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठायेगा कि उसके द्वारा अधिग्रहित निवेश वही माल है जिन पर केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 ( 1944 का 1 ) की उक्त धारा 3क के अंतर्गत उचित शुल्क चुका दिया गया है । 
(ii) नियम 96 जैड, ओ., 

( क ) उप -नियम ( 1 ) में , धारा 1 में , " अगस्त शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी आया है, शब्द "सितम्बर " रखा जाएगा ; 
( ख ) उप -नियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" ( 3 ) इन नियमों में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी यदि किसी विनिर्माता द्वारा अपने कारखाने में तीन मीट्रिक टन की कुल 
संस्थापित भट्टी क्षमता की गई हो और यदि वह ऐसा चाहता है तो सितम्बर 1997 के प्रथम दिन से 1988 के मार्च के 31वें दिन तक 
अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष में , प्रत्येक मास के लिए, जैसा भी मामला हो , 5 लाख रु. प्रति माह की राशि दो बराबर किस्तों में अदा 
करेगा तथा पहली किस्त प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक और दूसरी किस्त महीने के आखिरी दिन तक देनी होगी और इस तरह 
से अदा की गयी राशि को सितम्बर 1997 के प्रथम दिन से मार्च 1998 के 31वें दिन तक की अवधि के लिए अथवा किसी वित्तीय 
वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो , उसकी शुल्क देयता का पूरा और अंतिम भुगतान माना जाएगा बशर्ते कि विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद 

शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत कोई लाभ, यदि कोई हो, नहीं उठाएगा । 

परन्तु यह कि सितम्बर 1997 के महीने के लिए आयुक्त विनिर्माता को 30 सितम्बर, 1997 तक पांच लाख रु, की अदायगी करने की 
अनुमति दे सकता है । 

परंतु यह भी कि यदि किसी कारखाने में संस्थापित भट्टियों की क्षमता तीन मीट्रिक टन से अधिक अथवा कम है अथवा कुल क्षमता में कोई 
परिवर्तन किया जाता है तो विनिर्माता अनुपात के आधार पर परिकल्पित राशि अदा करेगा । 

परंतु यह भी कि जहां कोई भी विनिर्माता सितम्बर 1997 मास के लिए देय कुल राशि की अदायगी सितम्बर 1997 के 30वें दिन तक अथवा अन्य 
किसी महीने के संबंध में देय कुल राशि की अदायगी महीने की 15 तारीख तक , या जैसा भी मामला हो , महीने की अंतिम तारीख तक नहीं कर पाता है तो 
वह अक्टूबर 1997 के प्रथम दिन से अथवा उस महीने की 15 तारीख से या अगले महीने की पहली तारीख से , जैसी भी स्थिति हो लेकर सम्पूर्ण बकाया 
राशि की वास्तविक अदायगी की तारीख तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से परिकलित ब्याज सहित बकाया राशि की अदायगी करेगा । 
स्पष्टीकरण : - शंकाओं के समाधान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उप -नियम ( 3 ) ऐसी प्रेरणा भट्टी यूनिट के संबंध में लागू नहीं होता जिसमें 

साधारणतया कास्टिंग किये गये अथवा स्टेनलेस स्टील के उत्पाद तैयार किये जाते हैं परंतु ऐसी यूनिट द्वारा प्रसंगवश मिश्रित इस्पात की 
सिल्लियों और छड़ों का उत्पादन भी किया जाता है । 


( iii ) नियम 96 जैड; पी ., -- 

( क ) उप-नियम ( 1 ) में , धारा 1 में , " अगस्त शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी आया है, शब्द "मितम्बर रखा जाएगा; 
( ख ) उपनियम - 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" ( 3 ) इन नियमों में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी , कोई भी विनिर्माता पहली सितम्बर, 1997 से 31 मार्च, 1998 के प्रत्येक 
माह अथवा किसी वित्तीय वर्ष के आरंभ में , जैसा भी मामला हो हर महीने की 10 तारीख तक तीन सौ रु. मीट्रिक टन में वार्षिक 
क्षमता की दर से संगणित राशि के बारहवें हिस्से के बराबर अदा करेगा जैसा कि हॉट रि - रोलिंग मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण 
नियमावली, 1997 के नियम- 3 के उप नियम - 3 के अंतर्गतनिर्धारित है , और इस तरह की अदा की गई राशि को एक सितम्बर, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (6)] 


1997 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के लिए, अथवा किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए, जैसी भी स्थिति हो, उसकी शुल्क देयता 
पूर्ण रूप से एवं अंतिम रूप से पूरा कर लिया, मान लिया आएगा बशर्ते कि विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की 
धारा 3क की उपधारा - 3 अथवा उपधारा - 4 के अंतर्गत कोई लाभ , यदि कोई हो , प्राप्त नहीं करेगा । 

परंतु यह कि अभिमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड इस्पात जो कि उस रि - रोलिंग मिल में निर्मित हो जिसका कि पिनियन 
स्टैंड में नामिनल सैंटर डिस्टैंस 160 मिली मीटर तक हो , पर देय राशि इस उपनियम के अंतर्गत अदा होगी जैसे कि शब्द और अंकों 
" रु. 300 के स्थान पर " शब्द और अंक " रु. 150 रखे गए हों " । 


परंतु यह भी कि सितम्बर, 1997 माह के लिए विनिर्माता उक्त मास के लिए देय राशि 30 सितम्बर, 1997 तक दे सकता 


परंतु यह भी कि यदि कोई विनिर्माता अपने कारखाने में संस्थापित रि - रोलिंग क्षमता में कोई परिवर्तन करता है अथवा 
संस्थापित कुल रि - रोलिंग क्षमता में कोई परिवर्तन होता है तो वह अनुपात के आधार परं संगणित राशि अदा करेगा । 

परन्तु यह भी कि जहां कोई विनिर्माता सितम्बर , 1997 महीने के लिए देय पूरी राशि 30 सितम्बर, 1997 तक अथवा 
किसी महीने के लिए हर महीने की 10 तारीख तक , जैसी भी स्थिति हो, की अदायगी नहीं कर पाता है तो उसे एक अक्तूबर, 1997 
अथवा महीने की 10 तारीख से , जैसी भी स्थिति हो पूरी बकाया राशि के भुगतान की वास्तविक तारीख तक उस राशि पर 18 % 
वार्षिक दर से संगणित ब्याज की राशि के साथ बकाया राशि का भुगतान करना होगा । 

परन्तु यह भी कि जहां किसी विनिर्माता ने वार्षिक क्षमता के अंतिमनिर्धारण के आधार पर किसी महीने के दौरान राशि 
का भुगतान किया है और इसके पश्चात् वार्षिक क्षमता का निर्धारण अंतिम आधार पर कर लिया जाता है, तो विनिर्माता उन संगत 
महीनों के लिए वसूल किये जाने वाले अंतर की कुल राशि को आने वाले उस महीने की 10 तारीख तक अदा करेगा जिस महीने 
में वास्तविक क्षमता का निर्धारण अंतिम आधार पर किया गया है । 

[ फा० सं० 341/61/ 97 - टी. आर. यू.] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
टिप्पणी : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 आखिरी संशोधन अधिसूचना सं० 33/97 - के०उ०शु० ( गै०टै० ) तारीख 1 अगस्त , 

1997 ( सा०का०नि० 448 ) ( अ ) तारीख 1 अगस्त, 1997 को किया गया था । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 30th August , 1997 

No. 44/97 - CENTRAL EXCISE ( N. T . ) 
G .S. R. 503 ( E). -- In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, narnely,- - 

(1) These rules may be called the Central Excise ( Eighth Amendment) Rules, 1997 . 
( 2 ) They shall come into force on the 1st day of September , 1997 . 
In the Central Excise Rules, 1944, 
(i) in rule 57A, after sub -rule (5), the following shall be inserted namely : 

" (6 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule ( 1), the Central Government may , by notification in the 
Official Gazette , declare the inputs on which the duty of excise paid under section 3A of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ), shall be deemed to have been paid at such rate or equivalent to such amount as may be 
specified in the said notification , and allow the credit of such duty in respect of the said inputs at such rate or such 
amount and subject to such conditions asmay be specified in the said notification : 
Provided that themanufacturer shall take all reasonable steps to ensure that the inputs acquired by him are goods 
on which the appropriate duty of excise as indicated in the documents accompanying the goods, has been paid 

under section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 )." ; 
( ii ) in rule 9620 , 
( a ) in sub -rule (1 ), in clause I, for the word " August ", wherever it occurs, the word " September " shall be 

substituted.; 


[ YM II — 4°33(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) for sub -rule (3 ), the following sub -rule shall be substituted , namely 

" (3) Notwithstanding anything contained elsewhere in these rules , if a manufacturer having a total fur 
nace capacity of 3 metric tonnes installed in his factory so desires, he may, from the 1st day of September, 
1997 to the 31st day ofMarch , 1998 or any other financial year, as the case may be , pay a sum of rupees 
five lakhs per month in two equal instalments , the first instalment latest by the 15th day of cach month and 
the second instalment latest by the last day of each month , and the amounts so paid shall be doemed to be 
full and final discharge of his duty liability for the period from the 1st day of September, 1997 to the 31st 
day of March , 1998 , or any other financial year , as the case may be, subject to the condition that the 
manufacturer shall not avail of the benefit , if any , under sub -section (4 ) of the section 3A of the Central 
Excise Act, 1944 ( lof 1944 ); 
Provided that for the month of September, 1997 the Commissioner may allow a manufacturer to pay the 
sum of rupees five lakhs by the 30th day of September, 1997 : 
Provided further that if the capacity of the furnances installed in a factory is more than or loss than 3 metric 
tonnes, or there is any change in the total capacity , the manufacturer shall pay the amount, calculated pro 
rata : 
Provided also that where a manufacturer , fails to pay the whole of the amount payable for the month of 
September, 1997 by the 30th day of September , 1997 or for any other month by the 15th day or last day of 
each month , as the case may be , he shall be liable to pay the outstanding amount along with interest 
thereon at the rate of eighteen per cent, per annum , calculated for the period from the 1st day of October, 
1997 or the 15th day of each month or the 1st day of the nextmonth , as the case may , be , till the date the 

actual payment of the whole of the outstanding amount. 
Explanation . For removal of doubts it is hereby clarified that sub -rule ( 3 ) docs not apply to an induction furnace unit which 

ordinarily produces castings or stainless steel products butmay also incidentally produce non -alloy steel ingots 

and billets.": 
( iii ) in rule 96ZP , 
(a ) in sub - rule (1), in clause I, for the word " August", wherever it occurs, the word " September " shall be 

substituted ; 
(b ) for sub - rule (3 ), the following sub -rule shall be substitutod, namely: 
" (3 ) Notwithstanding anything contained elsewhere in these rules, a manufacturer may, in the beginning 
of each month from 1st day of September, 1997 to the 31st day ofMarch , 1998 or any other financialyear, as the 
case may be, and latest by the tenth of each month , pay a sum equivalentto one- twelfth of the amount calculated 
at the rate of Rs. 300 /- multiplied by the annual capacity in metric tonnes, as determined under sub- rule (3 ) of 
rule 3 of the Hot Re-rolling Mills Annual Capacity Determination Rules , 1997 , and the amount so paid shall be 
deemed to be full and final discharge of his duty liability for the period from the 1st day of September, 1997 to 
the 31st day of March , 1998 , or any other financial year, as the case may be, subject to the condition that the 
manufacturer shall not avail of the benefit, if any , under the proviso to sub - section (3 ) or under sub -section (4 ) of 
the section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ): 

Provided that in respect of the non - allow steel hot re -rolled products , manufactured or produced by a re 
rolling mill in which the nominal centre distance of the pinions in the pinion stand is upto 160millimetres, 
the sum payable under this sub -rule shall be calculated as if for the letters and figures " Rs. 300 /-", the 
letters and figures "Rs. 150/-" were substitued : 
Provided further that for the month of September , 1997 , themanufacturer may pay the amount due for the 
said month by the 30th of September, 1997 
Provided also that if a manufacturer makes a change in the capacity of re-rolling installed in his factory, or 
there is any change in the total re-rolling capacity installed, he shall pay the amount, calculated pro rata : 
Provided also that where a manufacturer fails to pay the whole of the amount payable for the month of 
September, 1997 by the 30th of September, 1997 or for any other month by the tenth of each month , as the 
case may be, he shall be liable to pay the outstanding amount along with interest thereon at the rate of 
cighteen per cent, per annum , calculated for the period from the 1st day ofOctober, 1997 or the tenth of the 
month , as the case may be, till the date of actual payment of the whole of the outstanding amount: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(6)] 


Provided also that where a manufacturer has paid the amount during anymonth on the basis of provisional 
determination of annual capacity and subsequently the annual capacity is detennined on final basis , the 
manufacturer shall pay the whole of the differential amount recoverable for the relevant months by the 
tenth of the month succeeding the month in which the annual capacity is determined on final basis ." . 

[FNo . 341 /61/ 97 - TRU] 

NAVNEET GOEL, Under Secy. 
Note: - The Central Excise Rules, 1944, were last amended vide notification No . 33/ 97 - Central Excise ( N. T .), 
dated the 1st August, 1997 [ G. S. R . 448 ( E ), dated the 1st August , 1997 ]. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997 

सं . 45 / 97 - के .उ. शु. ( गे. टे . ) 
सा . का . नि . 504 ( अ ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हाट री - रोलिंग स्टील मिल वार्षिक क्षमता नि रण नियम, 1997 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जायेगा), में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों को हाट री - रोलिंग स्टील मिल वार्षिक क्षमता ( संशोधन ) नियमावली, 1997 कहा जायेगा । 
( 2 ) यह पहली सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त होंगे । 

उक्त नियमावली में , 
( 1 ) " नियम ( 3 ) में निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
( 3 ) ऐसे कारखाने के संबंध में अमिश्रित इस्पात के हॉट री - रोल्ड उत्पादों के उत्पादन की वार्षिक क्षमता निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके निर्धारित 

की गयी मानी जाएगी : 
वार्षिक क्षमता - 1.885 x 10 - 4 x डी x एन x आईxई x डब्ल्यू x उपयोग में लाये गये घंटों की संख्या ( मीट्रिक टन में ) 


जहां : 


डी - पिनयन स्टंड में पिनयनों की आकलित डायमीटर मिलिमीटरों में । 
एन - चलने का प्रति मिनट आकलित चक्र ( आर. पी . एम . ) । 
आई - गियर बाक्स का या पुली सिस्टम का या उनके संघटन का अपचयन अनुपात । 
डब्ल्यू - री - रोल किये गये उत्पाद का प्रति मीटर भार किलोग्राम में कम गति वाली मिलों के मामले में , सूत्र में " ई " का मान 0. 30 तथा 
अधिक गति वाली मिलों के मामले में 0.75 माना जायेगा । 
सूत्र में गुणनखंड " हम्यू " का मान अधिक गति वाली मिलों के लिये 0.45 माना जायेगा और कम गति वाली मिलों के लिये निम्नानुसार माना 
जायेगा : 


" उल्यू "किलोग्राम प्रति मीटर में 
0. 100 
0 .150 


पिनियन में पिनियनों का मिलीमीटरों में आकलित डायामीटर 

110 तक 
111 से 160 
161 से 210 
- 211 से 260 
261 से 310 
311 से 360 

361 से 410 
उपयोग में लाए गए घंटों की संख्या निम्नानुसार मानी जाएगी : -- 


0. 395 
0 .888 
1.200 
2. 466 


4. 850 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


रिहीटिंग भट्टी 


क्रम सं . 


किस्म 


भट्टी की सं. 


प्रति वर्ष उपयोग किए गए घंटे 


बैच 


1200 


बैच 


1800 


बैच 


2 से अधिक 


2400 


पुशर किस्म 


एक या इससे अधिक 


2400 


स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए : 


( क ) अधिक गति की मिल वह है जो कि हाट रि - रोल्ड उत्पाद को 8. 5 मीटर प्रति सेकेन्ड या इससे अधिक गति से बनाती है तथा कम गति मिल 

वह है जो कि हाट रि - रोल्ड उत्पाद को 8.5 मीटर प्रति सेकेन्ड से कम गति पर बनाती है । "; 


( 2 ) नियम 4 के उप -नियम ( 2 ) के बाद , निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -- 

" 5. यदि मिल के संबंध में नियम 3 के उप नियम ( 3 ) में सूत्र द्वारा निर्धारित वार्षिक क्षमता वित्त वर्ष 1996 - 97 के दौरान लिए मिल के 
वास्तविक उत्पादन से कम हो , तो मिल के वार्षिक क्षमता को वित्तीय वर्ष 1996 - 97 के दौरान वास्तविक उत्पादन के बराबर माना जाएगा । " । 

[ फाइल सं. बी . - 31/7/ 97 - टी . आर. यू. ] 


नवनीत गोयल, अवर सचिव 


टिप्पणी : - मुख्य अधिसूचना सं. 32 /97 - के . उ. शु . ( गे. टे. ) तारीख 1 अगस्त, 1997 को , सा. का .नि . 447 ( अ ) तारीख 1 अगस्त , 1997 के तहत जारी 

की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th August, 1997 


No. 45 /97 - CENTRAL EXCISE (N . T .) 
G . S. R . 504 (E ) . - In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 
( 1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Hot Re-rolling SteelMills Annual Capacity 
Determination Rules , 1997 ( hereinafter referred to as the said rules ), namcly : -- 
1. ( 1) These rulesmay be called the Hot Re-rolling Steel Mills Annual Capacity Determination (Amendment) Rules, 

1997. 
( 2 ) They come into force on the 1st day of September, 1997 . 
Inthe said rules ,--- 
(i) for sub - rule (3 ) of rule 3, the following sub -rule shall be substituted, namely, 
"( 3 ) the annual capacity of production of hot re-rolled products of non-alloy steel in respect of such factory 

shall be deemed to be as determined by applying the following formula : 
Annual Capacity = 1. 885x10xdxnxxexw x Number of utilized hours (in metric tonnes ) 


Where : 
d = Nominal centre distance of the pinions in the pinion stand in millimetres 
n = Nominal revolutions per minute ( RPM) of the drive 


i - Reduction ratio of the gear box or of the pulley system or combination thereof 


w = Weight in Kilogramme per metre of the re -rolled product 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11-- Sec . 3(1)] 


the value of e in the formula shall be deemed to be 0. 30 in case of low speed mills , and 0.75 in case of high speed 
mills 


the value of w factor in the formula for the high speed mills shall be deemed to be 0 .45 and for the low speed mills 
shall be deemed to be as under, -- 


W 


Nominal centre distance of the pinions 
in the pinion stand in millimetres 


in kilogramme 


per metre 


2 


Upto 110 
111 to 160 
161 to 210 


0 . 100 
0 . 150 
0 .395 


211 to 260 


0 .888 


261 to 310 


1.200 


311 to 360 


2 .466 


361 to 410 


4 .850 


Number of utilised hours shall be deemed to be as under,-- 


Reheating Furnace 


S . No. 


Type 


No . of furnace 


Utilised hours per year 


Batch 


1200 


Batch 


1800 


Batch 


more than 2 


2400 


Pusher type 


1 or more 


2400 


Explanation . - For the purposes of this rule : - 

(a ) a high speed mill means a mill which produces hot re - rolled products at a speed of 8 .5 metres per second or more 
and a low speed mill means a mill which produces hot re-rolled products at a speed less than 8 ,5 metres per second . 
(b ) nominal centre distance is thepinion centre distance of the pinion stand connecting the last rolling mill drive of the 
finishing mill excluding any pinch roll. Such a pinch roll is not a finishing stand." ; 
(ii) after sub-rule (2) of rule 4, the following rule shall be added , namely , — 
" 5. In case the annual capacity determined by the formula in sub -rule (3 ) of rule 3 in respect of amill, is less than the 
actual production of the mill during the financial year 1996 - 97 , then the annual capacity so determined shall be deemed 
to be equal to the actual production of the mill during the financial year 1996 - 97." . 

( F . No . 341/61/ 97 - TRU ) 

NAVNEETGOEL , Under Secy . 
Note : — The principal notification No. 32 /97 -Central Excise ( N . T .) , dated the 1st August, 1997 was issued of vide G .S . R . 

447 (E ), dated the 1st August , 1997. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


